रजिस्ट्री सं० डी - (डी एन ) --73 


REGISTERED NO . D - - ( DN) - 73 


Twnited 


। 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
No 21 

1911 1910 BY AUTHORITY 
सं021 

नई दिल्ली , शनिवार, जुलाई 30, 1983 ( श्रावण 8, 1905 ) 
No. 21 ] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 1983 (SRAVANA 8, 1905) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


- 


% 


%3 


ord 

- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


भाग III - खण्ड 3 
[ PART III - SECTION 3] 

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं , 
(Notifications relating to Minor Administrations] 


दादरा तथा नगर संघ राज्य क्षेत्र 
दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन 


सिलवासा , दिनांक 15 फरवरी 1983 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 63 की उप -धारा ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादरा तथा नगर हवेली 
के प्रशासक गुजरात सरकार और दादरा तथा नगर हवेली संघ 
राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच निष्पन्न हुए तारीख 11 मई, 1972 
के संशोधित पारस्परिक परिवहन करार का अन्तिम मसौदा 
एतद्वारा प्रकाशित करता है जैसा कि इसके साथ संलग्न 
अनुसूची में है : - - . 


अनुसूची 
गुजरात सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर 
हवेली प्रशासन के बीच निष्पन्न हुए तारीख ग्यारह मई , 1972 
के पारस्परिक परिवहन करार के संशोधन - -- 


सं० ए० डी० एम० एल० / ए० डब्ल्यू ० आर० एल० 
299 ( VII )/ 99/ 83 - ~-यतः, गुजरात सरकार तथा दादरा और 
नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच निष्पन्न हए 
तारीख 11 मई, 1972 के संशोधित पारस्परिक परिवहन 
करार का मसौदा जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम , 1939 
( 1939 का IV ) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 63 की उप -धारा ( 30 ) के तहत अपेक्षित था , 
सम्बन्धित सभी की सूचना के लिए और उक्त मसौदे 
में उल्लिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अक्तूबर , 1982 के 9वें 
दिन को अथवा उससे पहले सम्बन्धित व्यक्तियों , संस्थाओं अथवा 
प्राधिकरणों से अभ्यावेदन / आपत्तियां मांगने के लिए तारीख 
10 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना सं० ए० डी० एम० एल० 
ए० डब्ल्यू० / आर० एल० ए०/ 4/ 82 के तहत प्रकाशित हुआ था । 

और यतः उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर उक्त 
मसौदे पर किसी व्यक्ति , संस्था अथवा प्राधिकरण से कोई अभ्या 
वेंदन / आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । 
1 - 178GI / 83 


यह करार , गुजरात के राज्यपाल (जिसे इसके बाद "गुजरात 
सरकार कहा गया है औरजिस अभिव्यक्ति में कार्यालय में उनके 
उत्तराधिकारी शामिल होंगे ) जो एक पक्ष है, और दादरा और 
नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए और उसकी ओर से भारत 
के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसके बाद दादरा और नगर हवेली का 
प्रशासक कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में कार्यालय में उनके 
उत्तराधिकारी शामिल होंगे ) जो दूसरा पक्ष है, के बीच एक 

हजार नौ सौ तिरासी की जनवरी के पहले दिन निष्पन्न हुआ । 
( 131 ) 


132 


भारत का राजपन , जुलाई 30, 1983 ( श्रावण 8, 1905 ) 


[ भाग III - मण्ड3 


जिसके साक्ष्य में उपर्युक्त पक्षों ने इस करार पर अपने 
अपने हस्ताक्षर उनके सामने दी गई तारीख को क हैं और 
अपनी- अपनी मोहर लगाई है : 


- साक्ष्य 


हस्ताक्षर 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- - - -- - 


यतः एक पारस्परिक परिवहन करार (जिसे इसके बाद 
" मूल करार " कहा गया है ) उपर्युक्त दो पक्षों के बीच 1972 
की मई के 11वें दिन निष्पादित किया गया ; 

और यतः इसमें उपर्युक्त पक्ष " मूल करार की शर्तों को 
निम्नलिखित ढंग से बदलने और आशोधित करने के लिए 
सहमत है ; 

( अ ) अब यह प्रलेख साक्ष्य - स्वरूप निम्न प्रकार है : - -- 
( 1 ) कि "स्टेज कैरियजिस " से सम्बन्धित खण्ड -1 के 

अन्त में दूसरे पैरे के रूप में निम्नलिखित परा 

जोड़ा जाएगा ; 
" गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम निम्नलिखित 
अतिरिक्त अन्तर्राज्य मार्गों पर स्टेट कैरियेज सेवाओं का 
परिचालन शुरू करेगा । 
1. सूरत 

मधुबन 
2: बलसाड़ मधुबन 
3. वापी 

मधुबन 
4 . सिलवासा मधुबन 
5 . सिलवासा बनसव । 
6. वापी 

बेडपा 
7 . वापी 

सुरंगी । 
8. सिलवासा मोरखाल 
9. यापी 

वाधछिप्पा 
10. सिलवासा नरोली 

2. कि " पब्लिक कैरियंस " ( मूल परमिट ) से सम्बन्धित 
खण्ड-II में " 15 सरकारी माल वाहन " अंकों तथा शब्दों के 
स्थान पर “ 40 सरकारी माल वाहन " अंक तथा शब्द प्रति 
स्थापित किए जाएंगे । 

3. कि " कॉनटेक्ट करियेजिस " ( टैक्सी -फैन्स -स्थायी 
परमिट ) से सम्बन्धित मौजूदा खण्ड -V के बाद के खण्ड का क्रमांक 
बदलकर खण्ड V ( क ) कर दिया जाए और निम्नलिखित नया 
खण्ड जोड़ा जाए अर्थात : 

V ( ख ) कानटैक्ट करियेजिस ( ओटोरिक्शा-स्थायी परमिट ) 

इस बात में सहमति है कि ओटोरिक्शा के लिए कानटक्ट ) 
कैरियेजिस परमिटों पर प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन 
प्राधिकारी द्वारा 40 ओटोरिक्शा की सीमा तक प्रति हस्ताक्षर 
किए जाएंगे । इस खण्ड के अधीन कानटैक्ट कैरियेज परमिटों 
पर प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जाएंगे । 

अर्थात : - - 
( क ) ओटोरिक्शा में तीन यात्रियों से अधिक के बैठने की 

क्षमता नहीं होगी ( ड्राइवर को छोड़कर ) 
( ख ) ओटोरिक्शा में अनुमोदित भाड़ा मीटर फिट 

होंगे 
( ग ) प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों वाले ओटोरिक्शा मूल 

राज्य तथा पारस्परिक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 
दोनों में मौजूदा कानून के अधीन करों कं : अदायगी 
के लिए उत्तरदायी होंगे । 


1 . हस्ताक्षर 

( आर० पी० चन्द्रमौली ) 
( ए० एम० भारद्वाज ) सचिव , गृह विभाग । 
संयुक्त सचिव, गुजरात गुजरात के राज्यपाल के लिए 
सरकार , गृहविभाग । और उनकी ओर से सचिव , 

गुजरात सरकार , गृह विभाग , 
गांधी नगर द्वारा हस्ताक्षर किए । 
गए मोहर लगाई गई और 

दिया गया । 
2. हस्ताक्षर/ 

हस्ताक्षर/ 
( अनिल डी० पंड्या ) ( हौजेल हौखूम ) 

क्लैक्टर 
सचिव , 

दादरा और नगर हवेली संघ 
राज्य परिवहन , प्राधिकरण राज्य क्षेत्र के लिए भारत 
वादरा और नगर हवेली , के राष्ट्रपति के लिए और 
सिलवासा । । उनकी ओर से कलेक्टर, 

दादरा और नगर हवेली , 
सिलवासा द्वारा हस्ताक्षर 
किए गए , मोहर लगाई गई 

तथा दिया गया । 
प्रेषण के लिए प्राधिकृत प्रशासक के आदेश द्वारा 
रजिस्ट्री और लाइसेंस हस्ताक्षर / 
प्राधिकरण , 
दादरा और नगर हवेली, 
सिलवासा । 

( ए० के० आचार्य ) 
प्रशासक के , सचिव , दादरा 
और नगर हवेली, सिलवासा 


प्रपन्न " सी " 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास 
भूमि- अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 

सिलपास, दिनांक 8 जुलाई 1983 
ग्राम : पार्टी 
संख्या : एल० एक्यू० / डी सी० डब्ल्यू० एन० एच / 189/ 82 

प्रशासन संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली को ऐसा 
प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि , सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात : - - वेसोना माईनर सी० एच० क्यू० एम० से 
700 एम० वमण- गंगा परियोजना के निर्माण कः पावश्यकता है । 


भाग III -- खण्ड 3 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 30, 1983 ( श्रावण 8, 1905 ) 


133 


3 


- - . - 


- - 


- 


भूमि - अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) की 
धारा - 4 के उपबन्धों के तहत , एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता 
है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवत : 
आवश्यक है । 


142/ 2 
152/ 1 


0 - 20 - 00 
0 - 30 - 00 
0 - 17 - 00 


152/ 2 


N 


उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी 
जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त अर्जन 
के लिए नियुक्ति व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न करें 
और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें । 


प्रशासक के आदेशानुसार , 

केडी सिंह 
प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली 

सिलवास । 


विक्रय , पट्टागिरवी सौंपना , विनिमय अथवा किसी भी तरह 
उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें 
कोई सुधारों की ही संविदा, इस अधिसूचना की तारीख के बाद , 
बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा 24 
( सातवींवार ) के तहत , उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने 
वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी 
चूंकि अंतत: उक्त भूमि को अजित किया जाना है । 


भूमि - अर्जन अधिकारी , 
डी . सी . डढल्य . 
दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास , वलसाड 


यदि प्रशासन , वादरा एवं नगर हवेली इस बात से सन्तुष्ट 
हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि प्रावश्यक है 
तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 6 
के तहत , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए , यथा समय दे 
दी जायेगी । यदि अर्जन का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी 
भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य भारत 
सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करदिया जाएगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता के 
कार्य करने के लिए , प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं 
नगर हवेली, भूमि -अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 3 के 
खण्ड ( ग ) के तहत , वलसाड में , दादरा एवं नगर हवेली के भूमि 
अर्जन अधिकारी ( सी० सी० डब्ल्यू . ) की नियुक्ति करता है । 


प्रपन " सी " 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन : संघ शासित प्रदेश, दापरा एवं नगर हवेली, सिलवास 
भूमि - अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 की संख्या -1 ) 

सिलवास, दिनांक 8 जुलाई 1983 
प्राम : वासोना 
संख्या : एल० ए० क्यू०/डी० सी० उम्ल्यू० / एन० एच०/188/ 82 

प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली को 
ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि , सार्व 
जनिक प्रयोजन अर्थात् : - - आई० भार० वसोना सब-माईनर 
दमणगंगा नहर परियोजना के निर्माण की प्रावश्यकता है । 

भूमि- अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 
की धारा 4 के उपबन्धों के तहत, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि सम्भवतः 
आवश्यक है । 

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी 
दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर उक्त 
अर्जन के लिए नियुक्ति व्यक्तियों के कार्यों में न तो बाधा उत्पन्न 
करें और न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें । 

विक्रय , पट्टा गिरवी सौंपना , विनिमय अथवा किसी भी तरह 
उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय अथवा उसमें 
कोई सुधारों की ही संविदा , इस अधिसूचना की तारीख के बाद , 
बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त अधिनियम की धारा 24 
( सातवींवार ) के तहत , उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित 
करने वाले अधिकारी द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी 
जायेगी चूंकि अंततः उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है । 

यदि प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली इस बात से संतुष्ट हो 
जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि आवश्यक है 
तो इस उद्देश्य की अंतिम अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 6 
के तहत , भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए , यथा समय 


अनुसूची 


संघ शासित प्रदेश सर्वेक्षण संख्या आवश्यक भमि का लगभग 
दावरा एवं नगर तथा 

क्षेत्रफल 
हवेली के जिस ग्राम हिस्सा संख्या 
में भूमि स्थित है 

हैक्टर पारे चौ० मीटर 


1 


- 


3 


पाटी 


80 


137 


0 - 04 - 00 
0 - 25 - 00 
0 - 06 - 00 


138 
146 
1.47/ 1 


0 - 14 - 00 
0 - 39 - 00 
0 - 22 - 00 


[ भाग III - -- खण्ड 3 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


3 


134 

भारत का राजपन , जुलाई 30, 1983 ( श्रावण 8, 1905 ) 
दे दी जायेगी । यदि अर्जन का पूर्णतया या इसके सरकार के किसी 
भाग का परित्याग किया जाता है तो इससे सम्बन्धित तथ्य भारत 
सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा । 

11/ 1 
उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 

11/ 2 
के कार्य करने के लिए, प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली, भूमि -अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 3 
के खण्ड ( ग ) के तहत , वलसाड में , दादरा एवं नगर हवेली के 
भूमि - अर्जन अधिकारी ( डी० सी० डब्ल्यू . ) की नियुक्ति करता 

17 


13/ 1 
13/ 2 
14 


0 - 07-- 00 
0 - 00 - 32 
0 - 01 - 00 
0 - 05 - 00 
0 - 01 - 00 
0 - 07 - 00 


प्रशासक के भावेशानुसार 


अनुसूची 
संघ शासित प्रदेश सर्वेक्षण संख्या आवश्यक भूमि का लगभग 
दादरा एवं नगर तथा 

क्षेत्रफल 
हवेली के जिस हिस्सा संख्या हेक्टर पारे चौ० मीटर 
ग्राम में भूमि 
स्थित है 


के० डी० सिंह 

प्रशासक के सचिव 

• दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास . 
• ( भूमि अर्जन अधिकारी ) 
डी० सी० उब्ल्यू० 
दादरा एवं नगर हवेली सिलवास , 
पलसाड में । 


वासोना 


8/ 1 


0 - 01 - 00 
0 - 09 - 00 


प 


-- - - - --- - - 


- - - - - - - --- - - - 


Haveli wbich expression shall include his successors in 
ofilco ) for and on bohalf of the Union Territory of Dadra 
and Nagar Haveli of the Second Part; 

WHEREAS a reciprocal transport agreement (herein - after 
called " the Principal Agreement" ) was executed on the 
Eleventh day of May , 1972 between the parties horeto ; 

AND WHEREAS the partics hereto have agreed to alter 
and modify the terms and conditions of the Principal 
Agreement in the following manner , 


NOW THIS DEED WITNESSES FOLLOWS : 

1 . That in Clause I relating to " State Carriages " the 
following shall be inserted at the end , as the second para ; 

" The Gujarat Stato Road Transport Corporation shall tako 
up operation of State Carriage services on the following 
additional inter- Stato routes namely : -- - 


UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR 

HAVELI : 
ADMINISTRATION OF 
• DADRA AND NAGAR HAVELI , 

SILVASSA 

The 15th February 1983 
No . ADM / LAW/ RLA/ 299 ( VII) / 99 / 83 . - Whercas the 
draft of the ammended Reciprocal Transport Agreement 
dated the 11th May, 1972 entered into between the Gov 
ernment of Gujarat and the Administration of Union Terri 
tory of Dadra & Nagar Haveli was published vide 
Notification No . ADM/ LAW / RLA / 4 / 82 dated the 10th 
September , 1982 as required by sub - section (3A ) of Section 
63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (IV of 39) ( herein 
after referred to as " the said Act" ) for the information of 
all concerned and inviting representations/ objections from 
the persons, Association OT authority concerned in connec 
tion with the proposal contained in the said draft on or 
before 9th day of October, 1982 . 

AND whereas no representation / objection or suggestion 
if any has been received from any porsun, association or 
authority on the said draft during the crpiry of above notice 
period ; 

NOW , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 3B) of Section 63 of the said Act , the Adminis 
trator Dadra & Nagar Haveli, hereby publish final draft 
of the amended reciprocal transport agicement dated the 
11th May, 1972 entered into between the Govt. of Gujarat 
and the Administration of U . T . of Dadra & Nagar Haveli, 
as in the Schedulo aprended hereto : 

SCHEDULE 
Amondments of the reciprocal transport agreement dated 
11th May , 1972 entered into between the Govt. of Gujarat 
and the administration of U . T . of Dadra & Nagar Haveli . 


1 . Surat - - Madhuban. 
2 . Valsad - Madubhan , 
3 . Vapi - Madhuban. 
4. Silvassa - Madhuban, 
5. Silvassa - Bansada . 
6 . Vapi - Bedpa . 
7. Vapi - Surangi . 
8 . Silvassa - Morkhal 
9. Vapi - Vaghchhipa. 
10 . Silvassa - Naroll. 

2. That in clause II relating to " Public Carriers " ( Sub 
stantive Permits ) , for the figures and words " 15 public 
goods vehicles ", the figures and words " 40 public goods vehi 
clos " shall bo substituted , 


This agreement made this 1st day of January . Ono 
thousand nine hundred eighty three, hetween the Governor 
of Gujarat (herein -after referred to as the Government of 
Gujarat which expression shall include his successors in 
offico ) of the ono Part and the Prosident of India (herein 
after referred to as the Administration of Dadra & Nagar 


3 That after the existing clause V relating to " Contract 
Carriagcs ( Taxi - Cabs - Substantive Pernits ) " be renumbered 
as clause V ( a ) and the following new clause shall be insert 
ed namely : - - 
V (b ) Contract Carriages (Autorikshaws Substantive Permits 

It is agreed that Contract Carriago Permits for autorik 
shaws shall be countersigned by the Transport Authority of 
either State /Union Territory upto a limit of 40 Autorikshaws, 


PART III - SEC . 3 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 30 , 1983 (SRAVANA 8 , 1905 ) 


135 


will under section 24 (scventhly ) of the said Act, be dis 
regarded by the officer assessing compensation for such part 
of the said lands as may be finally acquired . 


If the Administration of the Union Territory of Dadra & 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for 
The aforesaid purpose , i final notification to that effect under 
section 6 of the said Act will be published in the Gazette 
of ladia Government in duo course . If the acquisition is 
abandoned , wholly or in part , the fact wil] be duly notified 
in the Gazetto of India Goveriment, 


Under clause ( c ) of section 3 of the Land Acquisition Act 
1894 . the Administration of the Union Territory of Dadra 
anul Nagar Haveli is pleased to , ppuint LAND ACQUISI 
TION OFFICER (Damanganga Canal Works ) Dadra and 
Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of 
i. Collector under section 5 - A of said Act, in respect of the 
said lands. 


SCHEDULE 


Grant of countersignature on the contract carriage permits 
under this clause shall be subject to the following conditions 
namcly ; 

( a ) The autorickshaw shall have a seating capacity 

of more than three passengers ( excluding the 

driver ) . 
(b ) The autorikshaw sbull be fitted with approval fare 

meter. 
( c ) The autorikshuw covered under countersignature 

shall be liable to payment of taxes under the exist 
ing laws, both in the House State 400 ine renie 

procating State /Union Territory . 
IN WITNESS WHEREOF the parties herclo have sct and 
subscribed their respective hand and seals , to this agreement 
on the dates shown against their respective signatures . 
Witness : 
Sd / 

Sd / 
( A . M . Bhardwaj ) 

. ( R . V . Chandramouli ) 
Joint Secretary to the Govt. Secretary , Home Depti. 
of Gujarat, 

Signed , scaled and delivered 
Home Deptt . 

hy the Secretary to the Govt. 

of Gujarat, Home Deptt., 
Gandhinagar for and on behalf 

of Governor of Gujarat. 
Sd / 
(Anil D . Pandya ) 

(Hauze ) Haukhum ) 
Secretary, 

Collector , 
State Transport Authority , Signed, scaled and delivered 
Dadra & Nagar Haveli, by the Collector. Dadra & 
Silvassa 

Nagar Haveli, Silvassa for and 
On behalf of the President of 
India for the Union Territory 

of Dadra & Nagar Haveli 

By Order of the Adminisratur, 
Authorised for issue, 

Sd / - 15- 2- 83 

( A . K . ACHARYA ) 
Secretary to the Administrator, 
Dadra and Nagar Haveli, 

Silvassa 
Registering & Licensing Authority, 
Dadra & Nagar Haveli, 

Silvassa 


Union Territory of 
Dadra & Nagar 
Haveli, Village , in 
which land is 
situated 


Survey No . Approximate area of 
and Hisya . land required 
No . 

H . A . S . M . 


2 . 


Sd , - 


- . 


- . , 


- 


- .. 


. 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


1 


2 


PATI 


80 
137 


5138 

146 
147/ 1 
142 / 2 
152 / 1 
152 /2 


0 -04 - 00 
0 - 25 - 00 
0 - 06 -00 
0 - 14 - 00 
0 -39 -00 
0 - 22 - 00 
0 - 20 -00 
0 - 30 - 00 
0 - 17 -00 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, 


FORM C 
(Preliminary Notification .) 


K D . SINGH 
Secretary to the Administrator, Union Territory 

of Dadra and Nagar Haveli, 
$ d / . 
Land Acquisition Officer , 
Damanganga Canal Worka , 
Dadra & Nagar Haveli-Sllvassa 
at, Valsad , 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA & NAGAR HAVELI 


Silvassa, the 8th July 1983 
Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894 ) 
Village : Pati 
No. LAQ / DCW / NH / 189 / 82 


FORM C 


(Preliminary Notification .) 


Whereas it appears to the Administration of tho Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that thg lands specificd 
in the schedulc hereto are likely to be needed for a public 
purposc viz . for construction of Vasons Minor CH QM to 
700 M for Damanganga Project. 


ADMINISTRATION OF THE UNION TERRITORY OF 

DADRA AND NAGAR HAVELI, SILVASSA 


Silvassa , the 8th July 1983 


It is hereby notificd under the provisions of section 4 of 
the Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said 
lands are likely to be needed for the purpose spocified ubove , 


Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : Vusona 
No, AQ/ DCW / NII / 186 / 82 


All persons interested in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
employed upon tho said lands for the purpose of the said 
acquisition , Any contracts for the disposal of the said lands 
by sale , leasc , mortgage , assignment, exchange, or otherwise 
or any outlay or improvements inade theroin without the 
sanction of the Collector after tho date of this notification 


Whereas it uppcars to thc Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specificd 
in the schedule hereto are likely to be needed for a public 
purposc viz . for Construction of I R Vasona sub Minor Canal 
for Damanganga Project . 


DODIO CODE 


2 . 


. . . . 


VASONA 


PART III - Sec . 3 ] THE GAZETTE OF INDIA , JULY 30 , 1983 ( SRAVANA % , 1905) 

136 
- - - GU10 mar 
It is hereby notified under the provisions of section 4 of 

SCHEDULE 
the Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said 
lands are likely to be necded for the purpose specified bove . 

Union Territory of Survey No. Approximate area of 

Dadr:t & Niy .ir ind Hissa . lxrd required 
All persons interested in the said lands are hereby warned 

Hiveli, Village in No . 
not to obstruct or inlerlerc ,with any Surveyor or other persons 

which land is 

H A . S. M . 
employed upon the said lands for the purpose of tho said situilted 
acquisition . Any contracts for the disposal of the said lands - - - - - - 
by sule , lease , mortgage, assignment, exchange, or otherwise 
or any outlay or improvements made thercin without the 

8 / 1 
sanction of the Collector after tho date of this notification 

0 - 01 -00 
will under section 24 ( scventhly ) of the said Act , be dis 

9 

0 -09 -00 
regarded by the ollicer assessing compensation for such part 

11 / 1 

0 - 07 -00 
of the said land ; as may be finally acquired 

11 / 2 

0 -00 - 32 
13 / 1 

0 -01 - 00 
If the Administration of the Union Territory of Dadra & 

0 -05-00 
Nagar Haveli is satisfied that tho said Jands are nccded for 

14 

0 -01 -00 
the aforesaid purpose , a final notillcation to that effect under 

17 

0 -07- 00 
section 6 of the said Act will be published in the Gazette 
of India Government in due course . If the acquistion is 

By order and in the Name of the Administrator 
abandoned , wliolly or in part, the fact will be duly notilied 
in the Gazette of India Goveroment. 

Union Territory of Dadia and Nagar Haveli. 

K . D . SINGH 
· Under clausc ( C ) of section 3 of the Land Acquisition Act 

Secretary to the Administrator, Union Territory 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra 

of Dadra and Nagar Haveli 
and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISI 

Sd / 
TION OFFICER ( Damanganga Canal Works ) Dadra and Land Acquisition Officer. 
Nagar Haveli Silvassa at Valsad to perform the functions of Damanganga Canal Works, 
& Collector under section 5 - A of said Act, in respect of the Dadia & Nagar Haveli- Silvassa 
said laats. 

at, Valsad . 


13 /2 


- 


2 


- - - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDAHAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, PELIII, 1983 


